जिस्ट्री संख्या डी . एल . - 33001/ 94 


REGISTERED NO. DL- 33001 / 94 


पपम्म 


पन 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार में प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%3 - 


- - 


- - 


- - - 


स . 32 ] 

मां किसी , शनिवार , अक्तूबर 15, 1994 / आश्विन 23, 1916 
No. 32 } NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER 15 , 1994 / ASVINA 23. 1916 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग II सण 3 - उप - मण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sob -section ( 11) 


* राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोरकर ) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आव और अभिसपनाए 
Orders and Notifications issued by Central Authorities ( other than tho Administration of Union 


भारतनिर्वाचन आयोग 
नई दिल्ली , 2.? सितम्बर, 1994 


प्रा . न . 75. -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) की धारा 1 3जक 
की उप धाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों और इस सम्बन्ध में इने समर्थ 
बनाने वाली अन्य मभी शक्तियों का प्रयोग करने लगा भारत निर्वाचन 
प्रायोग जिलानिर्वाचन अधिकारी , सुरेन्द्रनगर के रूप में श्री विपुल मिश्रा 
की नियुक्ति के बारे में तारीख 15 मिदम्बर 1994 की अपनी 
अधिसूचया संख्या 508/गुजगत 194, का दिखंडन करता है । 


94 , dated 15th September, 1994 , relating to the 
appointment of Shri Vipul Mitra as District Election 
Officer, Surendranagar. 

[ No. 508| GJ/ 94 ] 
By order and in the name of 
Election Commission of India . 

HARINDER HIRA , Secy . 


नई दिल्ली , 28 सितम्बर , 1994 


[ सं . 508 /गुजगत / 94 ] 

आदेश से और भारत 
निर्वाचन प्रायोग के नाम से 

हरिदर हीरा , मचिव 


प्रा . अ . 76 - - ----लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 
का 43 ) की धारा 1 3क की उपधारा ( 1 ) वाग प्रवास शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारत निर्वाचन प्रायोग मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से, श्री 
सत्य प्रकाश , आई ए . एम . के स्थान पर श्री धमेन्द्र नाथ , प्रबन्ध 
निदेशक , मध्य प्रदेण सधु उद्योग निगम तथा प्रबन्ध निवेशक मध्य प्रदेश 
राज निर्यात निगम का मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 
रूप में , उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एवम् प्रगते प्रादेशों 
तक एतददाग नामित करता है । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
New Delhi, the 23rd September , 1994 


O .N . 75 . - In exercise of powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 13AA of the Representa 
tion of the People Act, 1950 and all other powers 
cnabling it in this behalf , the Election Commission 
of India hereby rescinds its Notification No . 508| GJ 


2 श्री धमेंन्द्र नाथ , मध्य प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार 
या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप बैंगे या धारण करना समाप्स 
कर , जो कि वे ऐसा पदभार ग्ररण करने से पहले धारण कर 
रहे थे । किसी अपवाव की प्रमुम ति नही दी जायेगी । 


2242 GI / 94 


( 353) 


354 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 15, 1994 / ASVINA 23 , 1916 


[ PART II --- SEC. 3 (iii ) ] 


2 . Shri Dharmendra Nath , shall cease to hold and 
hand over forthwith the charge of all or any charges 
of work , under the Government of Madhya Pradesh 
which he may be holding before such assumption of 
office . No exceptions will be permitted . 


3 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश के रूप में कार्य करते हा 
श्री धर्मेन्द्र नाथ को मध्य प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का 
कोई प्रकिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने का आदेश नहीं दिया जाएगा मिवाय 
इसके कि उनको गज्य मचिवालय में निर्वाचन प्रायोग के अधीन विभाग 
के प्रभारी सरकार का मचित्र पदाभिहित किया मायेगा जैसा कि राज्य 
मरफार द्वारा निर्णय लिया गया है । 

____ 4 यदि श्री धमेन्द्र नाथ को प्रायोग के पूर्व लिखित अनमोवन के 
बिना किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार सोपा या ग्रहण 
करवाया जाता है तो वे म प्रादेश के प्रममार मा अतिरिक्षम कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के 
से स्वत : हटा दिए गए समझे जाएंगे और फिनहीं अलग प्रादेशों को जारी 
फरने को प्राव यकता नहीं होगी । उसके पश्चात मलय निर्वाचन अधिकारी 
के रूप में उनकी डियूटी और कार्य के तथाकथित निर्वहन में उनके 
द्वारा की गई मभी या कोई कार्यवाई प्रप्राधिकृत और नामित और शून्य होगी 
और वे खुद को अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी बनाएंगे । 

[ मं . 154 / म . प्र . / 94] 

प्रादेश मे 
के . पी . जी . कुटटी, मभित्र 


3. Shri Dharmendra Nath while functioning as the 
Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh shall not 
be ordered to hold any additional charge whatsoever 
under the Government of Madhya Pradesh , except 
that he should be designated Secretary to the Gov 
croment incharge of Department under the Election 
Commission in the State Secretariat as decided by 
the State Government. 


New Delhi, the 28th September, 1994 
O . N. 76 . - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of section 13A of the Represen 
tation of the People Act, 1950 ( 43 of 1950 ) , the 
Election Commission of India , in consultation with 
the Government of Madhya Pradesh hereby nomi 
nates Shri Dharmendra Nath, Managing Director , 
Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam and Manag 
ing Director, Madhya Pradesh State Export Corpora 
tion Govt. of Madhya Pradesh as the Chief Electoral 
Officer for the State of Madhya Pradesh with effect 
from the date he takes over charge and until further 
orders vice Shri Satya Prakash . 


4 . If Shri Dharmendra Nath is entrusted with or 
is made hold any additional change of any kind 
whatsoever , without the prior written approval of 
the Cominission , lie shall stand removed automatical 
ly from the office of the Chief Electoral Officer , 
Madhya Pradesh from the date of assumption of 
such additional charge as per this order and no 
separate orders will , or need , to issue . All and any 
action taken by him thereafter in the so called dis 
charge of his duties and functions as the Chief Elec 
toral Officer shall be unauthorised and non -est and 
null and void and he shall render himself liable to 
disciplinary action , 


[ No . 154| MP] 94 

By order , 
K . P. G . KUTTY , Secy . 


- - . . - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994 


